पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/203-205. 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
me / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-200. ” 





छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 








क्रमांक 30 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 202i — फाल्गुन 3, शक 942 








राजभवन 
रायपुर 


रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 202! 
आदेश 


क्रमांक एफ I-4/2020/Ta/4.- 3. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 973 (क्रमांक 22, सन्‌ 973) की धारा 3 की उपधारा (L) 
के अंतर्गत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अनुसुईया उड़के, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एतद्द्वारा प्रोफेसर अरूण 
दिवाकर नाथ बाजपेयी, प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अटल बिहारी वाजपेयी 
विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) का कुलपति नियुक्त करती हूं. 


2. प्रोफेसर अरूण दिवाकर नाथ बाजपेयी का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार होगी. 


हस्ता./- 


(अनुसुईया उड़के ) 
कुलाधिपति 
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, 
बिलासपुर (छ. ग.) 


259 





संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 202. 


